रजिस्ट्री सं . डी.एल.- 33004/99 


- 


सं . 3766 ] 
No. 3766 ] 


भारत 

राजपत्र 

The Gazette of India 


सत्यमेव जयते 

का 


सी.जी. डी . एल . अ . - 23082022-238269 


CG - DL - E - 23082022-238269 


असाधारण 

EXTRAORDINARY 


भाग II– खण्ड 3 – उप- खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


REGD . No. D. L. -33004/99 


नई दिल्ली , सोमवार , अगस्त 22 , 2022 / श्रावण 31 , 1944 

NEW DELHI , MONDAY , AUGUST 22 , 2022 / SHRAVANA 31 , 1944 


संस्कृति मंत्रालय 
( भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 22 अगस्त , 2022 

का.आ. 3940 ( अ ) . – केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि स्थल मानचित्र और संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनंग 
ताल सहित प्राचीन टीला , तहसील मेहरौली , जिला दक्षिण दिल्ली , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली , राष्ट्रीय महत्त्व का 
पुरातात्त्विक स्थल एवं अवशेष है ; 


अतः अब , प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्त्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम , 1958 ( 1958 का 24 ) की धारा 4 
की उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त पुरातात्त्विक स्थल एवं अवशेष को राष्ट्रीय 
महत्त्व का घोषित करने के अपने इरादे का एतद्वारा नोटिस देती है ; 


उक्त पुरातात्त्विक स्थल एवं अवशेष को राष्ट्रीय महत्त्व का घोषित करने पर यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो तो , 
उसे इस अधिसूचना जारी होने की तारीख से दो महीने के भीतर , उक्त पुरातात्त्विक स्थल एवं अवशेष में रूचि रखने वाले 
किसी भी व्यक्ति द्वारा महानिदेशक , भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण , 24 तिलक मार्ग , नई दिल्ली 110001 को प्रेषित किया जा 
सकता है ; 


उक्त अधिसूचना के संबंध में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर यदि किसी यदि व्यक्ति से कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो उस 
पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा | 

5652 GI / 2022 


( 1 ) 


2 


राज्य 


1 

राष्ट्रीय 
राजधानी 
क्षेत्र दिल्ली 


जिला 


2 

दक्षिण दिल्ली 


तहसील 


3 

मेहरौली 


क्षेत्र 


4 

मेहरौली 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


पुरातात्त्विक 
स्थल एवं 
अवशेष का 


नाम 

5 
अनंगताल 
सहित प्राचीन 
टीला 


अनुसूची 


संरक्षण में शामिल किये 
जाने वाली खसरा संख्या 


6 

खसरा सं . 1454 ( भाग ) 
खसरा सं . 1455 ( भाग ) 
खसरा सं . 1459 ( भाग ) 
खसरा सं . 1460 ( भाग ) 
खसरा सं . 1461 ( भाग ) 
खसरा सं . 1462 ( भाग ) 
खसरा सं . 1463 
खसरा सं . 1464 ( भाग ) 
खसरा सं . 1467 ( भाग ) 
खसरा सं . 1480 ( भाग ) 
खसरा सं . 1481 ( भाग ) 


कुल क्षेत्रफल 
कुल क्षेत्रफल 


क्षेत्रफल 


7 
1663 वर्ग मी . 
6280 वर्ग मी . 
178 वर्ग मी . 
16601 वर्ग मी . 
1939 वर्ग मी . 
7823 वर्ग मी . 
5142 वर्ग मी . 
1302 वर्ग मी . 
155 वर्ग मी . 
1673 वर्ग मी . 

138 वर्ग मी . 


42894 वर्ग मीटर 

10.599 एकड 


स्वामित्व 


8 


राज्य सरकार 

राज्य सरकार 
राज्य सरकार 
राज्य सरकार 
राज्य सरकार 
राज्य सरकार 
राज्य सरकार 
राज्य सरकार 

राज्य सरकार 

अवार्ड नं . 80 - ई / 70-71 दिनांक 
01.09.1981 ( सरकारी भूमि ) 
मैसर्स न्यूटेक गैस टेक्नोलॉजीज 
प्रा ० लिमि 0 , पता 4378 / 4 बी , 
मुरारी लाल गली , दरियागंज , 
नई दिल्ली 


मैसर्स सनराइज इण्डिया 
हेरीटेज प्रा . लिमिटेड , पता 10 
बी , सागर अपार्मेण्ट , तिलक 
मार्ग , नई दिल्ली 


अवार्ड नं . 80 - ई / 70-71 दिनांक 
01.09.1981 ( सरकारी भूमि ) 


[ PART II— SEC . 3 ( ii ) ] 


सीमायें 


9 

उत्तर : कुतुव औधोगिक क्षेत्र ( संजय 
वन ) , खसरा सं . 1454 एवं 1455 


दक्षिण : वार्ड संख्या 1 ब्राह्मण 
मोहल्ला , वार्ड संख्या - 2 गढवाल 
कॉलोनी , खसरा सं . 1462 , 
1467 , 1480 एवं 1481 


- 


पूर्वः सेठ सराय , किला राय 
पिथौरा ( संजय वन ) , खसरा सं . 
1464 , 1446 एवं 1467 


पश्चिमः व्यवसायिक माडर्न भवन , 
अम्बादता परिसर , खसरा सं . 
1455 , 1460 एवं 1481 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


अनंग ताल सहित प्राचीन टीला , महरौली , जिला दक्षिणी दिल्ली , राजधानी राष्ट्रीय क्षेत्र 

दिल्ली का स्थल मानचित्र 


1464 


1465 


संजय वन 


1446 


संजय वन 


1464 


1467 


संरक्षित क्षेत्र की सीमा 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


पैमना 


संजय वन 


1463 


1462 


0 20 40 60 


1454 


1462 


1460 


1455 


1480 


80 100 


1480 


1461 


मीटर 


अनंग ताल 

1460 


1481 


1482 


1456 


1455 


1459 


मंदिर 


1457 


इमारत 


इमारत 


इमारत 


इमारत 


कालका दास मार्ग 


उ 


इमारत 


इमारत 


इमारत 


कालका दास मार्ग 


कुतुब परिसर 


3 


[ फा . सं . टी -19012 / 17 / 2021 - स्मा . ] 
वी . विद्यावती , महानिदेशक 


4 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


MINISTRY OF CULTURE 

( Archaeological Survey Of India ) 


[ PART II SEC . 3 ( ii ) ] 


NOTIFICATION 

New Delhi , the 22nd August , 2022 

S.O. 3940 ( E ) .— Whereas , the Central Government is of the opinion that the Ancient mound including Anang 
Tal , Tehsil Mehrauli , District South Delhi , National Capital Territory Delhi , specified in the site plan and the Schedule 
annexed hereto , is an ancient site and remains of national importance ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 4 of the Ancient Monuments 
and Archaeological Sites and Remains Act , 1958 ( 24 of 1958 ) , the Central Government hereby gives notice of its 
intention to declare the said ancient site and remains to be of national importance ; 


Any objection or suggestions , to the declaration of the said archaeological site and remains to be of national 
importance , may be made within a period of two months from the date of issue of this notification , by any interested 
person in the said ancient site and remains ; to the Director General , Archaeological Survey of India , 24 Tilak Marg , 
New Delhi - 110001 . 


The objections or suggestions , if any , received from any person with respect to the said draft notification 
within the period so specified shall be taken into consideration by the Central Government . 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


State / U.T. 


1 

National 

Capital 

Territory of 

Delhi 


District 


2 
South 
Delhi 


Tehsil 


Locality 


3 4 
Mehrauli Mehrauli 


Name of 
Ancient Site 
and Remains 
5 
Ancient 
Mound 
including 
Anang Tal 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Revenue Schedule 
No. to be included 
in the protection 
6 


Revenue Schedule 
No. 1454 ( Part ) 
Revenue Schedule 
No. 1455 ( Part ) 
Revenue Schedule 
No. 1459 ( Part ) 
Revenue Schedule 
No. 1460 ( Part ) 
Revenue Schedule 
No. 1461 ( Part ) 
Revenue Schedule 
No. 1462 ( Part ) 
Revenue Schedule 
No. 1463 
Revenue Schedule 
No. 1464 ( Part ) 
Revenue Schedule 
No. 1467 ( Part ) 
Revenue Schedule 
No. 1480 ( Part ) 
Revenue Schedule 
No. 1481 ( Part ) 


TOTAL AREA 
TOTAL AREA 


SCHEDULE 


Area 


7 
1663 Sq . m . 


6280 Sq . m . 


178 Sq . m . 


16601 Sq . m . 


1939 Sq . m . 


7823 Sq . m . 


5142 Sq . m . 


1302 Sq . m . 


155 Sq . m . 


1673 Sq . m . 


138 Sq . m . 


42894 Sq . m . 


10.599 Acres 


Ownership 


State Government 


State Government 


State Government 


State Government 


State Government 


State Government 


State Government 


State Government 


State Government 


8 


Award No.80 - E / 70-71 dated 01/09/1981 
( Govt . Land ) 

M / s NUTEC Gas Technology Private 
Limited , R / o 4378 / 4B , Murari Lal Street , 
Daryaganj , New Delhi 


M / s Sunrydge India Heritage Private 
Limited , R / o10 - D , Sagar Apartment , Tilak 
Marg , New Delhi 

Award No.80 - E / 70-71 dated 01/09/1981 
( Govt . Land ) 


Boundary 


5 


9 

North : Qutb Institutional Area , Sanjay Van , 
part of Revenue Schedule No. 1454,1455 


South : Ward No.1 Brahman Mohalla , Ward 
No. 2 Garhwal Colony part of Revenue 
Schedule No. 1462,1467,1480,1481 


East : Qila Rai Pithora Seth , Sarai , Sanjay Van , 
part of Revenue Schedule No 1464 1446,1467 


West : part of Revenue Schedule No 
1455,1460,1481 and Commercial - Modern 
Buildings , Ambadata Complex 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


SITE PLAN OF ANCIENT MOUND INCLUDING ANANG TAL , MEHRAULI , DISTRICT SOUTH DELHI 
N.C.T. of DELHI 


SANJAY VAN 


1464 


1465 


1446 


SANJAY VAN 


1464 


1467 


SCALE 


LIMIT OF PROTECTED AREA 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


1463 


1462 


SANJAY VAN 


0 20 40 60 


1454 


1462 


1460 


1455 


1480 


80 100 


1480 


1461 


METER 


ANANG TAL 
1460 / 


1481 


1482 


1456 
1457 


1455 


1459 


Temple 


BUILDING 


BUILDING 


BUILDING 


BUILDING 


KALKA DAS MARG 


N 


BUILDING 


BUILDING 


BUILDING 


KALKA DAS MARG 


Qutb Complax 


6 


[ F. No. T - 19012 / 17 / 2021 - M ] 

V. VIDYAVATHI , Director General 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . ALOK KUMAR 


Digitally signed by ALOK KUMAR 
Date : 2022.08.23 16:44:59 + 05'30 ' 


